SHRA 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

21 चैत्र 1936 ( श०) 
संख्या 154 राँची , शुक्रवार 

11 अप्रैल, 2014 (ई० ) 
झारखण्ड विधान - सभा सचिवालय 


अधिसूचना 
24 फरवरी, 2014 


संख्या - स030स0 -01 / 2013- 321/वि० स० -- एतद द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया 
जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम - 241 ( 1) के अधीन माननीय 
अध्यक्ष , झारखण्ड विधान सभा ने श्री हरिकृष्ण सिंह , स० वि० स० को शेष अवधि के लिये सरकारी उपक्रमों 
संबंधी समिति का सदस्य मनोनीत किया है | 


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 

गुरुचरण सिंकु , 

उप सचिव , 
झारखण्ड विधान सभा , राँची | 


अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गज़ट ( असाधारण ) 154 - 50 | 


